PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT. 8 , 2002 ( ASVN. 16, 1924 SAKA) 


795 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 25 सितम्बर , 2002 


उत्तर 


- 


संख्या नि ० न० ग्रा ० आ o- व० नथ्यो०( ई०)-2002/ एम-263/ 3291. - हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 
(1975 का हरियाणा अधिनयम 8), की धारा 7 क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए गुड़गावां 
के नगरीय क्षेत्र को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करते हैं , अर्थात् 

सीमाओं की अनुसूची 
नगरीय क्षेत्र गुड़गांव की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी ० टी ० पी ० ( जी 0) 685/97, दिनांक 28 जनवरी, 1997 के साथ 
पढ़ा जाए । 

-बिन्दु “ए ” जो दिल्ली- हरियाणा की सीमा लाइन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गांव बामनोली से हरियाणा में स्थित गांव 
दौलताबाद को मिलाने वाले राजस्व रास्ते की पूर्वी सीमा का मिलन बिन्दु है । इसके बाद दक्षिण- पूर्व की तरफ दिल्ली-हरियाणा सीमा के साथ 
बिन्दु " बी " तक जाती है । जहां यह गांव ग्वालपहाड़ी की राजस्व सीमा के आयत संख्या 2 की पश्चिमी सीमा पर मिलती है । 

पूर्व : ---बिन्दु “ बी ” से आरम्भ होकर दक्षिण की तरफ गांव ग्वालपहाड़ी के राजस्व आयत संख्या 2, 9, 12, 29, 32 व 52 के पश्चिमी 
सीमा के साथ- साथ आयत संख्या 52 के दक्षिणी- पश्चिमी कोने तक तथा गांव बालोला के राजस्व आयत संख्या 10 के उत्तर- पश्चिमी कोने से 
दक्षिणी सीमा के साथ इसी आयत के उत्तर-पूर्वी कोने तक तथा इसी आयत के उत्तर-पूर्वी कोने से दक्षिण की तरफ गांव बालोला आयत 
संख्या 10 व 19 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ, फिर आयत संख्या 19 की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ गांव बालोला के आयत संख्या 32 , 39 की 
पूर्वी- दक्षिणी सीमा के साथ- साथ, फिर दक्षिण की तरफ गांव बालोला के आयत संख्या 57, 61 व 73 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ, फिर गांव 
नयाबहरामपुर के आयत संख्या 24, 23 के पश्चिम की तरफ , दक्षिणी सीमा के साथ- साथ, फिर गांव नयाबहरामपुर के आयत संख्या 28 , 
फिर पश्चिम की तरफ आयत संख्या 28, 29 के दक्षिणी सीमा के साथ- साथ, फिर आयत संख्या 21 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की तरफ और 
पश्चिम की तरफ गांव कादरपुर के आयत संख्या 21, 20 , 19, 18, 17 , 16, 15 व 14 के दक्षिणी सीमा के साथ, फिर दक्षिण की तरफ गांव 
मैदावास की पूर्वी सीमा के साथ आयत संख्या 63 तक, फिर पश्चिम की तरफ गांव मैदावास के आयत संख्या 63, 64, 65, 66 , 
67 व 68 की दक्षिणी सीमा के साथ, फिर दक्षिण की तरफ आयत संख्या 126, 129 की पूर्वी सीमा के साथ, फिर दक्षिण की तरफ 
आयत संख्या 141 की पूर्वी सीमा के साथ, फिर पश्चिम में आयत संख्या 141, 140 की दक्षिणी सीमा के साथ, फिर दक्षिणी सीमा में आयत 
संख्या 150 की पूर्वी सीमा के साथ, फिर पश्चिम की तरफ आयत संख्या 150, 152 की दक्षिणी सीमा के साथ, फिर दक्षिण की तरफ आयत 
संख्या 156 की पूर्वी सीमा के साथ, फिर पश्चिम में आयत संख्या 156 की दक्षिणी सीमा के साथ, फिर दक्षिण में आयत संख्या 175 की पूर्वी 
सीमा के साथ, फिर पश्चिम की तरफ गांव बादशाहपुर की आयत संख्या 175 की दक्षिणी सीमा के साथ बिन्दु " सी " तक । 

दक्षिण : -- बिन्दु " सी " से पश्चिम की तरफ गांव नुरपुर झाड़सा, पलड़ा और दरबारीपुर की दक्षिण राजस्व सीमा के साथ- साथ 
बिन्दु “ डी तक, फिर पश्चिम की ओर राजस्व सीमा के दक्षिण -पूर्व के साथ गांव खेड़कीदोला दिल्ली- जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के क्रासिंग के 
बिन्दु "ई " तक, फिर दक्षिण- पश्चिम की तरफ गांव सिही की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के साथ- साथ बिन्दु " जी " तक , फिर उत्तर की तरफ गांव सिही 
के पश्चिमी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ एच " तक, फिर उत्तर पश्चिम की तरफ गांव हरसरू के दक्षिण- पश्चिमी सीमा के साथ- साथ बिन्दु " आई " 
तक । 

पश्चिम : --बिन्दु “ आई ” से आरम्भ होकर उत्तर - पूर्व की तरफ गांव हरसरू, गादोलीकलां तथा धनकोट के उत्तर- पश्चिमी राजस्व सीमा 
के साथ-साथ बेन्दु “ जे " त्क । जहां यह गांव धनवापुर से धनकोट की राजस्व रास्ते की उत्तरी सीमा के साथ मिलती है, फिर पूर्व की तरफ इसी 
राजस्व रास्ते के उत्तरी सीमा के साथ- साथ बिन्दु " के " तक ! जहां यह गांव धनवापुर की पश्चिमी सीमा के साथ मिलती है, फिर उत्तर की तरफ 
गांव धनवापुर तथा गांव टीकमपुर के पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु “एल " तक, फिर पूर्व की तरफ गांव टीकमपुर के बिन्दु “एम " तक जोकि गांव 
दौलताबाद की आयत संख्या 80 का दक्षिणी -पूर्वी कोना है , फिर उत्तर की तरफ आयत संख्या 79, 75 पश्चिमी सीमा, फिर पश्चिम की तरफ 
आयत संख्या 50. की दक्षिणी सीमा के साथ, फिर उत्तर की तरफ गांव दौलताबाद के आयत संख्या -50, 43 की पश्चिमी सीमा के 
साथ, फिर आयत संख्या 43, 44 की उत्तरी सीमा के साथ, फिर उत्तर की तरफ गांव दौलताबाद की आयत संख्या 17 और गांव बाबूपुर की 
आयत संख्या 32, 25 के पश्चिमी सीमा के साथ, फिर पूर्व और उत्तर की ओर गांव बाबूपुर के आयत संख्या 26, 23 , 14, 12 के उत्तरी और 
पश्चिमी सीमा के साथ, फिर दिल्ली ( यूएटीc) की पूर्वी सीमा के साथ गांव बझगेदा के आयत संख्या 51 के पश्चिमी किनारे तक फिर पूर्व और उत्तर 
की ओर गांव बझगेदा के आयत संख्या 53, 54, 50, 49, 48, 35 , 34 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा के साथ- साथ बिन्दु "ए " तक जोकि आरम्भ 
का बिन्दु है । 


- 


. 


.. 


भास्कर चटर्जी, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


796 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 8, 2002 ( ASVN . 16 , 1924 SAKA ) 


[PART I 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 

The 25th September , 2002 
No. DTCP -STP ( E ) -2002 /M -263/ 3291. - In exercise of the powers conferred by Section 7 ( A ) of the Haryana 
Development and Regulation ofUrban Areas Act, 1975 ( Act 8 of 1975 ), and all other powers enabling him in this behalf , 
the Governor of Haryana hereby notifies the Urban Area of Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown 
in the plan appended hereto for the purpose of said section , namely :-- 

Schedule of Boundary 


Schedule of boundaries of the Urban Areas, Gurgaon should be read with Drawing No. D.T.P. (G ) 685/97 , 
dated the 28th January , 1997 . 

North : - Starting from point A on Delhi- Haryana Boundary line i.e. the point of inter section with the 
Eastern boundary of the revenue rasta joining village Bamnoli in National Capital Territory of Delhi and of village 
Daultabad in Haryana and thence towards East along the Delhi-Haryana boundary upto the point B on it i.e. where it 
meets the Western boundary of revenue rectangle No. 2 of the revenue estate of village Gaul Pahari district Gurgaon . 

East : -Starting from point B towards South along the Western boundary of revenue rectangle Nos. 2,9,12 , 29, 
32 and 52 of village GaulPahari, thence towards East along Northern boundary of rectangle No. 10 of village Balola, thence 
towards South along the Eastern boundary ofrectangle Nos. 10 and 19 , thence towards West along Southern boundary 
of rectangle No. 19 and along Eastern and Western boundary of rectangle Nos. 32 , 39 of village Balola , thence towards 
East along Eastern boundary of rectangle Nos. 57, 61 and 73 of village Balola, thence towards West along Southern 
boundary of rectangle Nos, 24, 23 , thence towards South along Eastern boundary of rectangle No. 28, thence towards 
West along Southern boundary of rectangle Nos. 28 and 29 of village Naya Behrampur, thence towards South along 
Eastern boundary of rectangle No. 21 and towards West along Southern boundary.of rectangle Nos. 21, 20, 19 , 18, 17, 
16,15 , 14 of village Quadarpur, thence towards South along Eastern boundary of village Medawas upto rectangle No. 63, 
thence towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 63, 64 , 65, 66 , 67 and 68 of village Medawas, thence 
towards South along Eastern boundary of rectangle Nos . 126 , 129 , thence towards West along Southern boundary of 
rectangle No. 129 , thence towards South along Eastern boundary of rectangle No. 141, thence towards West along 
Western boundary of rectangle Nos. 141, 140 ,thence towards South along Eastern boundary of rectangle No. 150, thence 
towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 150 , 152, thence towards South along Eastern boundary of 
rectangle No. 156 , thence towards West along Southern boundary of rectangle No. 156 , thence towards South along 
Southern boundary of rectangle No. 175 of village Badshahpur upto point C . 

South : -- Starting from point C towards West along the Southern revenue boundaries of village Nurpur Jharsa , 
Parla and Darbaripur upto point D , thence further towards West along the South-Western revenue boundary of 
village Kerki-Daula , crossing Delhi- Jaipur road upto point E , thence towards South -West along the South - Eastern 
boundary of village Sihi upto point F , thence towards North -West along the South -Western boundary of village Sihi 
upto point G , thence towards North along the Western boundary of village Sihi upto point H , thence towards 
North -West along the South -Western boundary of village Harsaru upto point ‘l’. 

West : --Starting from point l thence towards North along the North - Western revenue boundaries of village 
Harsaru, Garauli Kalan and KerkiMajara , Dhankot upto point "J where itmeets the Northern boundary of revenue rasta 
froni village Dhanwapur to Dhankot, thence towards East along the Northern boundary of the said revenue rasta upto 
point K where it ineets the Western boundary of village Dhanwapur, thence further towards North along the Western 
revenue boundary of village Dhanwapur and Tikampur upto point L thence towards East along the Northern boundary 
of village Tikampur upto point M , thence towards North along Western boundary of rectangle Nos. 79 , 75 , thence 
towards West along Southern boundary of rectangle No. 50 , thence towardsNorth along Western boundary of rectangle 
Nos. 50,43 of village Daultabad , thence towards East along Northern boundary of rectangle Nos. 43 , 44 , thence towards 
North along Western boundary of rectangle No. 17 of village Daultabad and rectangle Nos. 32 and 26 of village Babupur, 
thence towards East and North along Northern and Western boundary of rectangle Nos. 26,23, 14 , 12 of village Babupur, 
thenice along Eastern boundary of Delhi U.T. upto Western corner of rectangle No. 51 of village Bajghera , thence towards 
East and North along Northern and Western boundary of rectangle Nos. 53,54 ,50,49,48, 35, 34 of village Bajghera where 
itmeets point A at Western boundary of village Bamnoli of Delhi U.T. which is point of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana, Town and Country Planning Department. 


